SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र, 1940 ( श०) 


संख्या- 869 


राँची, गुरुवार 


6 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 
31 अगस्त, 2018 ई.। 


संख्या- 12 / पी .- 8005 / 2014- 4963-- श्री ऋषभ कुमार झा , परीक्ष्यमान भा .पु .से . को अगले आदेश तक 
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तोरपा, छूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 12 / पी.- 8005/ 2014- 4964-- श्री अमित रेणू, परीक्ष्यमान भा . प.से . को अगले आदेश तक पुलिस 
उपाधीक्षक (मुख्यालय-1), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ पी .- 8005 / 2014- 4965 -- श्री बचनदेव कुजूर , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बसिया, गुमला के 
पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं .- 4701 , दिनांक 23 अगस्त , 2018 द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तोरपा , 

छूटी के पद पर किये गये स्थानांतरण को रद्द कर स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें पुलिस 
उपाधीक्षक, आई०आर०बी०-5, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-12/ पी .- 8005/ 2014- 4966-- श्री सुमित सौरभ लकड़ा, परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक , सरायकेला 
के पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं .- 4786, दिनांक 23 अगस्त , 2018 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय -1), 
राँची के पद पर किये गये स्थानांतरण को रद्द कर अगले आदेश तक उन्हें पुलिस उपाधीक्षक , झा०स०पु०-3, 
गोविन्दपुर, धनबाद के पद पर पदस्थापित करते हुए साईबर क्राईम हेतु धनबाद जिला में प्रतिनियुक्त किया 
जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 6 सितम्बर, 2018 
संख्या -12/ पी .- 8005 / 2014- 4967-- श्री कीर्ति नारायण मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक ( मुख्यालय-1), 
जमशेदपुर के पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं.- 4707 ,दिनांक 23 अगस्त , 2018 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक , 
अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर किये गये स्थानांतरण को रद्द कर स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक उन्हें पुलिस उपाधीक्षक - सह-प्राचार्य, टी०टी०एस०, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या-12/ पी .- 8005 / 2014- 4968 -- श्री पीताम्बर सिंह खेरवार , पुलिस उपाधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक 
ब्यूरो, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , मुसाबनी, पूर्वी सिंहभूम के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 

___ संख्या- 12 / पी .-8005/ 2014- 4969 -- श्री रनवीर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, मुसाबनी , पूर्वी सिंहभूम को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 12 / पी .- 8005/ 2014- 4970 -- श्री राजेन्द्र कुमार दूबे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, घाटशिला, पूर्वी 
सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


COS 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 869 -- 50 


